रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


... 


REGD . NO. D . L .- 33004 / 99 


. 


. 


सत्यमेम जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 11 - - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) . 
PART II _ Section 3 - - Sub - section (ii ) 


PL1995 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


No. 187 


सं . 187 ] 
No. 187 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 9, 1999 / चैत्र 19, 1921 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9 , 1999 /CHAITRA 19 , 1921 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1999 

आय- कर 
का . आ . 243 ( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 139 की उपधारा ( 1 ) के पहले 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्रों में उक्त परन्तुक के खंड ( i ) के प्रयोजनों के लिए, 

( क ) आषासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की स्थावर संपत्ति के सम्बन्ध में ( झोंपड़ी और कच्चे निवासों से भिन्न) 1100 वर्ग फुट या अधिक 
के तल क्षेत्र की ; और 

( ख ) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की स्थावर संपत्ति के संबंध में 175 वर्ग फुट या अधिक के तल क्षेत्र की , 
स्थावर संपत्तियों के रूप में निर्दिष्ट संपत्ति को , स्थावर संपत्ति विनिर्दिष्ट करता है , अर्थात् : 

अमृतसर की मगर बस्ती जिसके अंतर्गत पंजाब राज्य सरकार द्वारा पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1971 के नियम 3 के उपनियम ( 3 ) के 
अधीन अमृतसर नगर निगम में अधिसूचित क्षेत्र है और जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3 के अधीन 
यथा अधिसूचित छावनी बोर्ड अमृतसर के अधीन समाविष्ट क्षेत्र है । 
आसनसोल की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत आसनसोल नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र हैं ; 
औरंगाबाद की नगर बस्ती जिसके अन्तर्गत मुम्बई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम , 1949 ( 1949 का 59 ) के अधीन गठित औरंगाबाद नगर 
निगम में समाविष्ट क्षेत्र हैं ; 


बरेली की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथाअधिसूचित बरेली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत बरेली शहर में 
समाविष्ट क्षेत्र हैं ; 


5. 


दुर्ग की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत अधिसूचना सं . 291/ 18 - 1/ 81, तारीख 31 - 3 - 1981 में अधिसूचित क्षेत्र हैं ; और भिलाई की नगर बस्ती 
जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 ( 1956 का 23 ) के अधीन अधिसूचना सं . 22/ एफ - 1 - 7/ 18 - 3/ 98, तारीख 8 
6 - 1998 के अनुसार यथाअधिसूचित क्षेत्र हैं ; 

(1 ) 


1064 G1/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC . 3(ii ) ] 


6. 


गोरखपुर की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 ( 1973 का राष्ट्रपतीय अधिनियम सं . 11 ) 
की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय- समय पर उसर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यथाअधिसूचित विकास क्षेत्र के रूप में 
परिभाषित क्षेत्र हैं ; 
गुपाहटी की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत गुवाहटी नगर निगम अधिनियम , 1971 ( 1973 का असम अधिनियम 1 ) के अर्थान्तर्गत गुवाहटी 
शहर में समाविष्ट क्षेत्र हैं ; 
ग्वालियर की मार मस्ती जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 ( 1956 का 23 ) द्वारा यथाअधिसूचित क्षेत्र हैं ; 
हुबली- धारवाड़ की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचित सं एचयूडी 378 एम एल आर 95, तारीख 12 
10 - 1995 और उक्त अधिसूचनाओं में किसी पश्चातवर्ती संशोधन द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्र हैं ; 
जालंधर की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत जालन्धर नगर निगम द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्र हैं ; 
जोधपुर की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 ( 1959 का 35 ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं 
एफ - 1 ( 12 ) टीपी/72, तारीख 1 - 9 - 1977 में राजस्थान सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्र हैं ; 
कोटा की मगर बस्ती जिसके अंतर्गत राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम , 1959 ( 1959 का 35 ) के अधीन राजस्थान सरकार द्वारा यथा 
अधिसूचित क्षेत्र हैं ; 
मैसूर की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत अधिसूचना सं. एचयूडी- 444 एम एल आर 95, तारीख 30 - 11 - 1995 में और उक्त अधिसूचना में 
पश्चात्वर्ती संशोधनों में कर्नाटक सरकार द्वारा यथाअधिसूचित क्षेत्र हैं ; 
नासिक की मगर बस्ती जिसके अंतर्गत मुम्बई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 ( 1949 का 59 ) के अधीन गठित नासिक नगर निगम 
में समाविष्ठ क्षेत्र हैं । 
राजकोट की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत गुजरात नगरपालिका अधिनियम, 1963 की अनुसूची में यथापरिभाषित राजकोट नगर निगम के भीतर 
के क्षेत्र और गुजरात सरकार की अधिसूचना सं . केषी- 68 - 1988- आर एम एन - 8095 - 3120पी, तारीख 17 - 6 - 1998 द्वारा राजकोट शहर 
में सम्मिलित क्षेत्र हैं ; 
रांची की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत रांची नगर निगम ( रांची का वाडौं में विभाजन ) नियम , 1981 में समाविष्ट क्षेत्र हैं । 
सलेम की नगर बस्ती जिसके अन्तर्गत सलेम शहर मगर निगम अधिनियम, 1994 में जी. ओ. एम . एल. सं. 153 ( एमए एण्ड डब्ल्यु एस ) 
सारीख 1 - 6 - 1994 के अर्थातर्गत सलेम नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र हैं ; 
शोलापुर की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत मुम्बई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम , 1949 ( 1949 का 59 ) के अधीन गठित शोलापुरनगर निगम 
में समाविष्ट क्षेत्र हैं ; 
त्रिचुरापल्ली की नगर बस्ती जिसके अंतर्गत त्रिचुरापल्ली शहर नगर निगम 1994, जी. ओ. एमएस सं. 151, तारीख 1-6 - 1994 के अन्तर्गत 
त्रिचुरापल्ली नगर निगम में समाविष्ट क्षेत्र हैं । 


14. 


19. 


[ अधिसूचना सं . 10865/ फा. सं . 142/ 2/ 99 - टी. पी. एल ] 

डी .करुणाकर राव , अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 9th April , 1999 

INCOME - TAX 
S. 0 . 243 ( E). - - In exercise of the powers conferred by the first proviso to Sub -section ( 1) of section 139 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the immovable properties , rcferred to 
below as immovable properties , for the purposes of clause (1) of the said proviso 

( a) occupying the floor area of 1100 sq. ft. or more in respect of immovable property used for residential (other than 

___ huts and kutcha dwellings ) purposes, and 


4T1 II -- U95 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) occupyi c iloor area of 175 sq . ft. or morc in respect of immovablc property used for commercial purposes, 
in the following arco specified by the Board, namely : 

Urban agglomeration of - - 

Amritsu iäcluding the areas in Muucipal Corporation of Amritsar as notified by Punjab State Government under 
quo -rules i ri of rule 3 of Punjah Municipal Corporation Act, 1971 and including the areas under the Cantonment 
Board , S192itsar as notificd by the Central Government under section 3 of the Cantonment Act, 1924 ; 
Asanso including the areas comprised in the Municipal Corporation of Asansol; 
Aurasigabad including the areas comprised in the Municipal Corporation of Aurangabad as constituted under 
Bombay ProvincialMunicipal Corporation Act, 1949 (LIX of 1949 ); 
Bareilly including areas comprised in the city of Bareilly, within the meaning of Bareilly Development Authority, 
as notified by Government of Uttar Pradesh ; 
Durg including the areas as notified in the notification number 291/ 18 - 1/81 dated 31-3 - 1981; and Bhillai including 
areas as notified as per notification number 22 /F - 1 -7 / 18 -3 / 98 dated 08 -6 - 1998 under Madhya Pradesh Municipal 
Corporation Act, 1956 (23 of 1956 ); 
Gorakhpur including the areas defined as development area as notified by Uttar Pradesh State Governinent from 
time to timc in exercise of powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act , 
1973 (President s Act number 11 of 1973 ); 
Guwahati including the areas comprised in the city of Guwahati within the meaning of Guwahati Municipal 
Corporation Act, 1971 (Assam Act 1 - 1973 ); 
Gwalior including the areas as notificd under Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (23 of 1956 ); 
Hubli -Dharwad including the areas as notified by the Government of Karnakata in the notification number HUD . 
378 . MLR . 95 dated 12 - 10 - 1995 and any subsequent amendments in the said notifications, 
Jalandhar including the areas as notified by the Municipal Corporation , Jalandhar; 
Jodhpur including the areas as notified by the Government of Rajasthan in the notification number F. 1 (12 ) TP /72 
dated 01 -9 - 1977 issued under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 ( 35 of 1959); 
Kota including the areas as notified by the Government of Rajasthan under the Rajasthan Urban Improvement Act , 
1959 (35 of 1959); 
Mysore including the areas as notified by the Karnataka Government in the notification number HUD . 444 .MLR . 
95 dated 30 - 11 - 1995 and any subsequent amendments in the said notification ; 
Nasik including the areas comprised in the Municipal Corporation of Nasik as constituted under Bombay Provincial 
Municipal Corporation Act, 1949 (LIX of 1949); 
Rajkot including areas within Rajkot Municipal Corporation as defined in the Schedule to the Gujarat Municipality 
Act, 1963 and the areas included in the city of Rajkot vide Government of Gujarat notification number KV -68 
1988 -RMN -8095 -3120P dated 17-6 - 1998 ; 
Ranchi including the areas comprised in the Ranchi Municipal Corporation (Division of Ranchi into Wards) 
Rules, 1981; 
Salem including the areas comprised in the Salem Municipal Corporation within the mcaning of Salem City 
Municipal Corporation Act , 1994 in G .O .MS. No. 153 (MA & WS) dated 1 -6 - 1994 ; 
Solapur including the areas comprised in the Municipal Corporation of Solapur as constituted under Bombay 
Provincial Municipal Corporation Act, 1949 (LIX of 1949); 
Tiruchirapalli including the areas that are comprised in the Tiruchirapalli Municipal Corporation within the 
méaning of Tiruchirapalli City Municipal Corporation Act, 1994 in G .O .MS. No . 151 dated 1-6 -1994 . 


[Notification No. 10865/F. No. 142/2 /99- TPL ] 

D . KARUNAKARA RAO , Under. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publioations, Dolhi- 110054 


